MARA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 244 राँची, 

शुक्रवार , 


15 मार्च, 2019 (ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
01 मार्च, 2019 


संख्या- 3/पद.-01( ख) -09/2014 का.- 1952-- श्री संजय कुमार , झा ० प्र० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला-दुमका ) कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज को विभागीय अधिसूचना सं०- 1786 दिनांक 
26.02.2019 द्वारा अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी गई सेवा वापस ली जाती है । 

II. श्री कुमार कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज के पद पर यथावत बने रहेंगे । 

संख्या- 3/ पद.- 01 ( ख )-09/2014 का. 1953-- श्री बाल किशोर महतो , झा ० प्र ० से ० 
( द्वितीय सीमित बैच , गृह जिला- राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज सदर की सेवा अगले 
आदेश तक अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 
2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 15 मार्च, 2019 


विभागीय अधिसूचना सं०- 1953 दिनांक 01.03.19 द्वारा अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर 
पदस्थापन हेतु संबंधित पदाधिकारी का विवरण 


क्र . 


पदाधिकारी का नाम / 


वर्तमान पदस्थापन 


पूर्व पदस्थापन 


बैच / गृह जिला 


॥ 


III 


IV 


1 


1) कार्यपालक दण्डाधिकारी , 


श्री बाल किशोर महतो, कार्यपालक दण्डाधिकारी , 

साहेबगंज सदर 
द्वितीय सीमित बैच, 

1562/ 18.02.19 
राँची 


सरायकेला सदर , 

8294/ 19.08.14 


एच ० के ० सुधाँशु, 

अवर सचिव , 
कार्मिक, प्रसु० तथा राजभाषा विभाग, 

झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 244 -- 


50 


